रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.No. D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


सी.जी.- डी.एल.- अ .-06062020-219773 

CG- DIL - E - 06062020-219773 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 277 ] 
No. 277] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2020/ज्येष्ठ 15, 1942 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 5 , 2020 / JYAISTHA 15 , 1942 


विदेश मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 जून , 2020 
सा.का.नि. 356( अ).– पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियमावली 1980 में और संशोधन करने के लिए एत्तद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती 
है, अर्थात : 

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- ( 1) इन नियमों का नाम पासपोर्ट ( संशोधन) नियम 2020 है। 


1 . 


( 2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को 

प्रवृत्त होंगे । 


2 . 


पासपोर्ट नियम 1980 (जिनका इसके आगे उक्त नियमों के रूप में उल्लेख किया गया है) में : 


( 1) नियम 5 के उप-नियम ( 2) का लोप किया जाएगा; 


, 


, 


( 2 ) नियम 7 का लोप किया जाएगा ; 
( 3) नियम 8 में , उप -नियम (1) में , शब्द , प्रकोष्ठ तथा आंकड़े “ कॉलम ( 3), (4 ) अथवा (5), जैसा भी मामला हो , 
के स्थान पर शब्द , प्रकोष्ठ तथा आंकड़े “ कॉलम ( 3),( 4),(5),( 6),( 7) अथवा ( 8) जैसा भी मामला हो " 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( 4) नियम 9 के उप -नियम ( 1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात: 


2434GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i ) ] 


"(1 ) नियम 8 के उप -नियम ( 1) के तहत आवेदनों के संबंध में भुगतान किए जाने वाले सभी शुल्कों का 
ऑनलाईन अथवा संबंधित पासपोर्ट कार्यालय/ पासपोर्ट सेवा केन्द्र के काउंटर पर , जैसा भी मामला हो , 
नकद भुगतान किया जाएगा । 


( 5) नियम 11 में परंतुक के लिए , निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात: 


“ बशर्ते पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन ) नियम , 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख के उपरांत राजनयिक तथा 
आधिकारिक पासपोर्टों के प्रपत्र अनुसूची III के भाग III में यथा निर्दिष्ट क्रमश: प्रपत्र पी -1 ए तथा 
प्रपत्र पी -2 ए होंगे। "; 


( 6) नियम 12 के उप -नियम ( 2), ( 3 ) और ( 7) का लोप किया जाएगा : 
3 . उक्त नियमों में अनुसूची II, भाग-I में “पासपोर्ट शीर्षक के तहत क्रम संख्या 2 से 4 और उनसे संबद्ध प्रविष्टियों 
का लोप किया जाएगा । 
4 . उक्त नियमों में , अनुसूची II , भाग II में “यात्रा दस्तावेज " शीर्षक के तहत क्रम संख्या 3 और उससे संबद्ध 
प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । 

[ फा . सं . VI/ 401/ 1/ 2/ 20201 


अरुण कुमार चटर्जी, अपर सचिव ( पीएसपी ) और 

मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ( सीपीओ) 
टिप्पणी:- मूल नियमों को दिनांक 11 दिसंबर 1980 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691 (ई) द्वारा भारत के राजपत्र, 

असाधारण , भाग II खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा दिनांक 18 दिसंबर, 2019 की 
अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 933 ( ई ) द्वारा इनमें पिछली बार संशोधन किए गए थे। 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd June , 2020 


G.S.R. 356 (E ).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 ( 15 of 1967) , 
the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980 , namely : 
1 . Short title and commencement:- ( 1 ) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules , 2020 . 

( 2) They shall come in to force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
2 . In the Passport Rules, 1980 (herein after referred to as the said rules ), 


( 1 ) sub- rule (2 ) of rule 5 , shall be omitted ; 


( 2 ) rule 7 shall be omitted ; 


( 3) in rule 8 , in sub -rule ( 1), for the words, brackets and figures " column (3 ), (4 ) or (5 ), as the case may be ” , 
the words, brackets and figures " column (3), (4 ), (5 ), (6 ), (7) or (8 ), as the case may be ” shall be substituted ; 


(4 ) for sub - rule ( 1) of rule 9, the following shall be substituted , namely : 


“ ( 1) All fees payable in respect of applications under sub -rule (1) of rule 8 shall be remitted online 
or by cash at the counter of the passport office/ passport seva kendra concerned , as the case may 
bc. ": 


(5 ) for the proviso in rule 11 , the following shall be substituted , namely: 


[HTT II — QUE 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


“ Provided that with effect from the date after commencement of the Passport (2nd Amendment) 
Rules, 1992 the form of diplomatic and official passports shall be as specified in Form P - 1A and 
Form P - 2A respectively , of Part III of Schedule III." ; 


(6 ) sub -rule ( 2 ), ( 3 ) and (7 ) of rule 12 , shall be omitted ; 


3 . In the said rules, in Schedule II, Part I,under the heading “ Passports” , serial number 2 to 4 and their 
corresponding entries, shall be omitted . 


4 . In the said rules, in Schedule II, Part II, under the heading “ Travel Documents” , serial number «3 and its 
corresponding entries, shall be omitted . 

[ E No. 71/401/1/2/20201 


ARUN KUMAR CHATTERJEE , Addl. Secy . (PSP ) and 

Chief Passport Officer ( CPO ) 


Note:- The Principal Rules were published vide Notification Number GS.R. 691 (E ), in the Gazette of India , 

Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i), dated the 11th December, 1980 and lastly amended vide 
notification number G.S.R. 933 (E ), dated the 18th December, 2019 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK KUMAR Digital signed by Alok KULONS ARE 


